रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004 /99 


..। 


. 


NEX 


. 
. 


M . 


. 


- 


. 


MA 


ih . 


म 


सनगमबजान 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, सोमवार , मार्च 28 , 2016 / चैत्र 8 , 1938 
NEW DELHI , MONDAY , MARCH 28 , 2016 / CHAITRA 8, 1938 


सं . 745 ] 
No . 745 ] 


वित्त मंत्रालय 
(वित्तीय सेवाएं विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2016 
का . आ . 1215( अ). - केन्द्रीय सरकार,बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम , 1980 (1980 
का 40 ) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात् राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध 
और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम , 1980 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है अर्थात् : 
( 1) ( 1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम , 2016 है । 

( 2) राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी । 
( 2) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम , 1980 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा जाएगा) में खंड 2 में , 
उप - खंड ( ख ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

( ख क ) "ब्यूरो” से खण्ड 7- क के अंतर्गत स्थापित बैंक बोर्ड ब्यूरो अभिप्रेत है ; 
( 3) उक्त स्कीम में खण्ड 5 में उप - खण्ड (1) में “ बोर्ड के अध्यक्ष” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्दों , अंकों तथा अक्षरों को 
अंत: स्थापित किया जाएगा: 

“ खण्ड 7ख में यथा विनिर्दिष्ट रीति से " 
( 4) उक्त स्कीम में खण्ड 6 के पश्चात् खण्ड 6 का उपखण्ड (1) संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्याकित खण्ड 
(1 ) के पश्चात निम्नलिखित उप - खण्ड अंत :स्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 

“(2) प्रबंध निदेशक की नियुक्ति खण्ड 7ख में निर्दिष्ट रीति से की जाएगी " 
( 5 ) उक्त स्कीम में खण्ड 7 के पश्चात् , निम्नलिखित खण्डों को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: 


कार 


1494 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


"7क. बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन 
( 1) बैंक बोर्ड ब्यूरो (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् ब्यूरो कहा गया है) की स्थापना राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए सुदृढ़ 
प्रबंधकीय नीति तैयार करने के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। 
( 2 ) ब्यूरो के निदेशक मण्डल में नीचे सारणी में यथा उल्लिखित सात सदस्य सम्मिलित होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष और छह 
सदस्य होंगे। 

सारणी 


क्रम संख्या 


पदनाम 


नाम /पदनाम 
अंशकालिक अध्यक्ष 
सचिव , वित्तीय सेवाएं विभाग 
सचिव, लोक उद्यम विभाग 
डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक 
अंशकालिक सदस्य 
अंशकालिक सदस्य 
अंशकालिक सदस्य 


अध्यक्ष 
पदेन सदस्य 
पदेन सदस्य 
पदेन सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


( 3)(i) अध्यक्ष , बैंकिंग क्षेत्र अथवा विनियामक संस्थाओं का सेवानिवृत्त अधिकारी या वित्तीय क्षेत्र की पर्याप्त जानकारी 
रखने वाला ख्याति प्राप्त कारबारी या बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के अनुभव सहित लोक प्रशासन में 25 वर्ष का अनुभव रखने 
वाला व्यक्ति होगा । 
( ii ) बोर्ड के तीन अंशकालिक सदस्यों में से कम से कम दो भूतपूर्व सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंककर्मी होंगे और शेष 
सदस्य शिक्षाविद , भूतपूर्व विनियमनकर्ता और कारबारी , कारबार प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी , मानव संसाधन , वित्त तथा 
लेखा में अनुभव रखने वाले भूतपूर्व प्रशासक होंगे । 
4 . उपखण्ड 3 में यथा उपदर्शित, सरकारी सदस्यों को छोड़कर ब्यूरो के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को केंद्रीय सरकार 
द्वारा अंशकालिक आधार पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और उन्हें प्रति बैठक पचास हजार रूपए या समय-समय पर केंद्रीय 
सरकार द्वारा यथा अवधारित राशि बैठक फीस के रूप में संदत्त की जाएगी । 
5 . ब्यूरो किसी व्यक्ति को ब्यूरो सचिवालय के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा और इस सचिवालय 
का कार्यालय मुम्बई अथवा ऐसे अन्य स्थान पर , जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना के द्वारा निर्दिष्ट किया जाए , पर होगा । 
6. ब्यूरो के सचिव और कर्मचारीवृंद की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विभाग द्वारा अधिसूचित भर्ती 
नियमों के अनुसार की जाएगी। 
7. बैंक बोर्ड ब्यूरो के कार्यों का साधारण पर्यवेक्षण , निदेश तथा प्रबंधन सचिव ( बीबीबी) में निहित होगा, जो उन सभी 
शक्तियों का प्रयोग करेगा और वह उन सभी कार्यों को करेगा, जो स्कीम के अनुसार ब्यूरो द्वारा किया जाए या किया जा सके । 
7ख पूर्णकालिक निदेशक तथा अध्यक्ष की नियुक्ति तथा ब्यूरो के गठन की पद्धति 

अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड क में निर्दिष्ट पूर्णकालिक निदेशक और खण्ड 5 में निर्दिष्ट अध्यक्ष की 
नियुक्ति खण्ड 7क के अधीन यथा स्थापित ब्यूरो द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों के पैनल में से भारतीय रिजर्व बैंक के 
परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी । 


7ग 


कृत्य 
ब्यूरो निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा , अर्थात् : 
राष्ट्रीयकृत बैंकों में निदेशक मण्डल ( पूर्णकालिक निदेशकों तथा अध्यक्ष ) के चयन तथा नियुक्ति के लिए सिफारिश 
करना ; 


( क ) 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


केंद्रीय सरकार को , राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों की नियुक्ति , पुष्टि या कार्यकाल के विस्तार और सेवा समाप्ति के 

मामलों में सलाह देना ; 
( ग) निदेशक बोर्ड तथा ज्येष्ठ प्रबंधन स्तर पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की वांछित प्रबंधन संरचना के संबंध में केंद्र सरकार को 

सलाह देना; 

राष्ट्रीयकृत बैंकों के उपयुक्त कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के संबंध में सलाह देना ; 
(ड.) राष्ट्रीयकृत बैंकों और इनके अधिकारियों के कार्य-निष्पादन से संबंधित डाटा अंतर्विष्ट करने वाले डाटा बैंक तैयार 

करना ; 
राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए आचार एवं नैतिक संहिता तैयार करने तथा प्रवर्तन के लिए केंद्रीय 
सरकार को सलाह देना ; 
राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रम तैयार करने के संबंध में 
केंद्रीय सरकार को सलाह देना ; 
बैंकों को कारबारी रणनीति तथा पूंजी जुटाने की योजना तैयार करने तथा वैसे ही अन्य कार्यों के निबंधनों में सहायता 

करना; और 
( झ ) भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य । 

[ फा . सं . 16/ 69/ 2014-बीओ-I] 

मोहम्मद मुस्तफा, संयुक्त सचिव 
टिप्पणीः मूल योजना का . आ . 875 ( अ), 04 नवम्बर , 1980 की अधिसूचना के द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात 
निम्नलिखित अधिसूचनाओं के जरिए इसमें संशोधन किए गए थे: 
क्रम सं . का . आ . सं . 

तारीख 


1 . 


3 . 


1 . 


30 . 04. 1983 


2 . 


का . आ . 345 ( अ ) 
| का . आ . 145 ( अ) 

का . आ . 369 ( अ ) 


01.03.1984 


२ 


27 . 04. 1985 
30 . 07. 1985 


का . आ . 560 ( अ ) 


5 . 


का . आ . 784 ( अ ) 


25 . 10 . 1985 


का . आ . 923 ( अ ) 


30 .12. 1985 


का . आ . 418 ( अ ) 


11 . 07. 1986 


का . आ . 1235 ( अ ) 


31.12. 1988 


का . आ . 810 ( अ ) 


01. 11 . 1992 


10 . 


03. 04. 1995 


11. 


का . आ . 290 ( अ ) 

का . आ . 908 ( अ ) 
| का . आ . 508 ( अ ) 


10 . 11 . 1995 


12. 
13. 


का . आ . 59 ( अ ) 
| का . आ . 1173 ( अ ) 


05.02. 1996 
20 .01. 2000 
29. 12. 2000 


14. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


FoT.37 . 198 (37) 


02.03. 2001 


15. 
16 . 


of T.31. 252 (37) 


19 .02 . 2007 


17 . 


To T. 317. 335 (37 ) 


08 .03. 2007 


29.06 .2007 


18 . 
19. 
20. 
21. 


FT.317. 1058 (31) 

T. 31. 2384 (31 ) 
Fot. 347. 2737 (37) 


15 .09. 2009 


05 . 12 . 2011 


fot. 317 . 43 (31) 


17 . 12 . 2014 


22 . 


04 .02. 2015 


HoT. 347. 349 ( 31 ) 
FiT. 317. 1837 (27) 


23 . 


07 .07 .2015 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Financial Services) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 23rd March , 2016 


S .O . 1215 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and 
Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980 ), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of 
India , hereby makes the following scheme further to amend the Nationalised Banks(Management and Miscellaneous 
Provisions) Scheme, 1980 , namely: 


(1 ) (1) This scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) 
Amendment Scheme, 2016 . 


(2) 


It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette . 


(2 ) In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 ( hereinafter referred to 
as the said Scheme), in clause 2 , after sub- clause (b ), the following sub -clause shall be inserted , namely : 


(ba ) “ Bureau ” means the Banks Board Bureau established under clause 7 - A ; 


(3 ) In the said Scheme, in clause 5 , in sub - clause ( 1 ), after the words “ Chairman of the Board ” , the following words, 
figure and letters shall be inserted : 


“ in the manner as specified in clause 7B .” 


(4 ) In the said Scheme, after clause 6 shall be numbered as sub -clause ( 1) of clause 6 thereof and after sub - clause 
( 1 ) as so numbered , the following sub -clause shall be inserted namely : 


“ ( 2 ) The Managing Director shall be appointed in the manner as specified in clause 7B .” 


(5 ) 


In the said Scheme, after clause 7 , the following clauses shall be inserted , namely: 


“ 7A . Creation of Banks Board Bureau 


( 1) The Banks Board Bureau (hereafter in this notification referred to as Bureau ) shall be established by the Central 
Government for the purpose of evolving a sound managerial policy for the nationalised banks. 


(2 ) The Board of Directors of the Bureau shall consist of seven members with one Chairman and six members as 
mentioned in the Table given below . 


[ TT II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


TABLE 


Name/Designation 


Serial 
number 


Designation 


2 . 
3 . 


Part time Chairman 
Secretary , Department of Financial Services 
Secretary, Department of Public Enterprises 
Deputy Governor, Reserve Bank of India 
Part timeMember 
Part time Member 
Part timeMember 


Chairman 
ex -officio member 
ex - officio member 
ex -officio member 
Member 
Member 
Member 


( 3 )(i) The Chairman shall be a retired official from the banking sector or regulatory institutions or a business person of 
repute with sufficient knowledge of the financial sector, or a person with at least twenty five years of experience in 
public administration with experience of banking and financial sectors. 
( ii ) Out of three part time members of the Board , at least two shall be ex -public or private sector bankers and the rest 
shall be academicians, former regulators, and business people, former administrators with experience in business 
management, information technology , human resource , finance and accounting. 
(4 ) All the members except the official members as indicated in sub - clause ( 3 ) including Chairman of the Bureau shall 
be nominated by the Central Government on part time basis and shall be paid a sitting fee of fifty thousand rupee per 
sitting or as determined by Central Government from time to time. 
(5 ) The Bureau shall appoint a person to act as Secretary of the Bureau Secretariat and the Secretariat shall have its office 
in Mumbai or such other place as the CentralGovernment may , by notification specify. 
(6 ) The Secretary and staff of the Bureau shall be appointed as per notified recruitment rules by the Department in 
consultation with the Reserve Bank of India . 
( 7) The general superintendence, direction and management of the affairs of the Banks Board Bureau shall vest in the 
Secretary (BBB ), who shall exercise all powers and do all acts and things which may be exercised or done by the Bureau 
in accordance with the Scheme. 
7B Manner of Appointment of whole time Director and Chairman and creation of Bureau 
A whole time Director referred to in clause (a ) of sub - section ( 3 ) of section 9 of the Act and the Chairman referred to in 
clause 5 shall be appointed by the Central Government, after consultation with the Reserve Bank , from out of a panel of 
names of persons recommended by the Bureau as established under clause 7A . 
7C Functions 
The Bureau shall perform the following functions, namely: 

(a ) to recommend the selection and appointment of Board of Directors in Nationalised Banks (Whole Time 

Directors and Chairman ); 
(b ) to advise the Central Government on matters relating to appointments, confirmation or extension of tenure 

and termination of services of the Directors of nationalised banks; 
( c ) to advise the Central Government on the desired management structure of nationalised banks, at the level of 

Board of Directors and senior management ; 
( d ) to advise the CentralGovernment on a suitable performance appraisal system for nationalised banks; 
(e ) to build a data bank containing data relating to the performance of nationalised banks and its officers ; 
(f) to advise the Central Government on the formulation and enforcement of a code of conduct and ethics for 

managerial personnel in nationalised banks ; 
( g) to advise the Central Government on evolving suitable training and development programs for managerial 

personnel in nationalised banks. 
(h ) to help the banks in terms of developing business strategies and capital raising plan and the like; and 
(i) any other work assigned by the Government in consultation with Reserve Bank of India . 

[F . No. 16 /69 /2014 -BO .I] 
MOHAMMAD MUSTAFA , Jt. Secy. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3( ii )] 


Note : The principal scheme was published vide notification number S . O. 875 ( E), dated the 4th November, 1980 and 

subsequently amended vide following notifications : 


Sl. No. 


S. O . No 


Date 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 
30. 04. 1983 


S . O . 345 ( E ) 


01. 03.1984 


S. O . 145 ( E ) 
S. O . 369 ( E ) 


27 .04. 1985 


S. O . 560 ( E ) 


30 .07. 1985 


S . O . 784 ( E ) 


25 . 10. 1985 


S . O . 923 ( E ) 


30 .12. 1985 


S . O . 418 ( E) 


11.07. 1986 


S . O . 1235 ( E ) 


31.12. 1988 


S.O . 810 ( E) 


01. 11.1992 


S . O . 290 ( E ) 


03.04.1995 


11. 


S . O . 908 ( E ) 


10.11. 1995 


S . O . 508 ( E ) 


05 . 02. 1996 


13. 


S . O . 59 ( E ) 


20. 01. 2000 


S . O . 1173 ( E) 


29 .12. 2000 


S . O . 198 ( E ) 


02 .03. 2001 


16. 


19.02. 2007 


17 . 


S . O . 252 ( E) 
S.O . 335 ( E) 
S.O . 1058 ( E ) 


08. 03. 2007 


18 . 


29 . 06. 2007 


19 . 


S . O . 2384 ( E ) 


15. 09. 2009 


05.12. 2011 


17. 12. 2014 


S. O . 2737 ( E) 
S. O. 43( E ) 
S.O .349( E) 
S . O .1837( E ) 


22 . 


04.02. 2015 


23. 


07. 07. 2015 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 23 मार्च, 2016 
का . आ . 1216( अ). केन्द्रीय सरकार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम , 1970 
( 1970 का 5) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात् राष्ट्रीयकृत बैंक 
( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध ) स्कीम, 1970 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है अर्थात् : 
( 1 ) (1 ) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध ) संशोधन स्कीम , 2016 है । 

( 2) राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी । 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 2) राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा जाएगा ) में खंड 2 में , 
उप -खंड ( ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड को अंत : स्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 

( ख क) "ब्यूरो ” से खण्ड 7-क के अंतर्गत स्थापित बैंक बोर्ड ब्यूरो अभिप्रेत है; 
( 3) उक्त स्कीम में खण्ड 5 में उप - खण्ड (1) में “ बोर्ड के अध्यक्ष ” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्दों , अंकों तथा अक्षरों को 
अंत : स्थापित किया जाएगा : 

“ खण्ड 7ख में यथा विनिर्दिष्ट रीति से " 
( 4 ) उक्त स्कीम में खण्ड 6 के पश्चात् खण्ड 6 का उपखण्ड ( 1) संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्याकित खण्ड 
( 1) के पश्चात निम्नलिखित उप - खण्ड अंत :स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

___ “( 2) प्रबंध निदेशक की नियुक्ति खण्ड 7ख में निर्दिष्ट रीति से की जाएगी " 
(5) उक्त स्कीम में खण्ड 7 के पश्चात् , निम्नलिखित खण्डों को अंत : स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
" 7क . बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन 
( 1) बैंक बोर्ड ब्यूरो ( जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् ब्यूरो कहा गया है) की स्थापना राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए सुदृढ़ 
प्रबंधकीय नीति तैयार करने के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी । 
( 2) ब्यूरो के निदेशक मण्डल में नीचे सारणी में यथा उल्लिखित सात सदस्य सम्मिलित होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष और छह 
सदस्य होंगे। 

सारणी 


7 


क्रम संख्या नाम/पदनाम 

पदनाम 
अंशकालिक अध्यक्ष 

अध्यक्ष 
सचिव , वित्तीय सेवाएं विभाग 

पदेन सदस्य 
सचिव, लोक उद्यम विभाग 

पदेन सदस्य 
डिप्टी गवर्नर , भारतीय रिजर्व बैंक 

पदेन सदस्य 
अंशकालिक सदस्य 

सदस्य 
अंशकालिक सदस्य 

सदस्य 
अंशकालिक सदस्य 

सदस्य 
( 3 ) (i) अध्यक्ष, बैंकिंग क्षेत्र अथवा विनियामक संस्थाओं का सेवानिवृत्त अधिकारी या वित्तीय क्षेत्र की पर्याप्त जानकारी 
रखने वाला ख्याति प्राप्त कारबारी या बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के अनुभव सहित लोक प्रशासन में 25 वर्ष का अनुभव रखने 
वाला व्यक्ति होगा । 
(ii ) बोर्ड के तीन अंशकालिक सदस्यों में से कम से कम दो भूतपूर्व सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंककर्मी होंगे और शेष 
सदस्य शिक्षाविद , भूतपूर्व विनियमनकर्ता और कारबारी , कारबार प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी , मानव संसाधन , वित्त तथा 
लेखा में अनुभव रखने वाले भूतपूर्व प्रशासक होंगे। 
4 . उपखण्ड 3 में यथा उपदर्शित , सरकारी सदस्यों को छोड़कर ब्यूरो के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को केंद्रीय सरकार 
द्वारा अंशकालिक आधार पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और उन्हें प्रति बैठक पचास हजार रूपए या समय - समय पर केंद्रीय 
सरकार द्वारा यथा अवधारित राशि बैठक फीस के रूप में संदत्त की जाएगी । 
5. ब्यूरो किसी व्यक्ति को ब्यूरो सचिवालय के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा और इस सचिवालय 
का कार्यालय मुम्बई अथवा ऐसे अन्य स्थान पर , जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना के द्वारा निर्दिष्ट किया जाए , पर होगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii) ] 


6. ब्यूरो के सचिव और कर्मचारीवृंद की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विभाग द्वारा अधिसूचित भर्ती 
नियमों के अनुसार की जाएगी । 
7. बैंक बोर्ड ब्यूरो के कार्यों का साधारण पर्यवेक्षण, निदेश तथा प्रबंधन सचिव (बीबीबी) में निहित होगा , जो उन सभी 
शक्तियों का प्रयोग करेगा और वह उन सभी कार्यों को करेगा , जो स्कीम के अनुसार ब्यूरो द्वारा किया जाए या किया जा सके । 
7ख पूर्णकालिक निदेशक तथा अध्यक्ष की नियुक्ति तथा ब्यूरो के गठन की पद्धति 

अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड क में निर्दिष्ट पूर्णकालिक निदेशक और खण्ड 5 में निर्दिष्ट अध्यक्ष की 
नियुक्ति खण्ड 7क के अधीन यथा स्थापित ब्यूरो द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों के पैनल में से भारतीय रिजर्व बैंक के 
परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी । 
7ग कृत्य 

ब्यूरो निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा , अर्थात् : 
( क ) राष्ट्रीयकृत बैंकों में निदेशक मण्डल ( पूर्णकालिक निदेशकों तथा अध्यक्ष ) के चयन तथा नियुक्ति के लिए सिफारिश 

करना ; 
( ख ) केंद्रीय सरकार को , राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों की नियुक्ति , पुष्टि या कार्यकाल के विस्तार और सेवा समाप्ति के 

मामलों में सलाह देना ; 
निदेशक बोर्ड तथा ज्येष्ठ प्रबंधन स्तर पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की वांछित प्रबंधन संरचना के संबंध में केंद्र सरकार को 
सलाह देना ; 
राष्ट्रीयकृत बैंकों के उपयुक्त कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के संबंध में सलाह देना ; 
राष्ट्रीयकृत बैंकों और इनके अधिकारियों के कार्य-निष्पादन से संबंधित डाटा अंतर्विष्ट करने वाले डाटा बैंक तैयार 
करना ; 
राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए आचार एवं नैतिक संहिता तैयार करने तथा प्रवर्तन के लिए केंद्रीय 

सरकार को सलाह देना ; 
( छ) राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रम तैयार करने के संबंध में 

केंद्रीय सरकार को सलाह देना ; 
( ज ) बैंकों को कारबारी रणनीति तथा पूंजी जुटाने की योजना तैयार करने तथा वैसे ही अन्य कार्यों के निबंधनों में सहायता 

करना; और 
( झ ) भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य । 

[ फा . सं . 16/ 69/ 2014-बीओ-I] 

मोहम्मद मुस्तफा, संयुक्त सचिव 
टिप्पणीः मूल योजना का . आ . 3793( अ ), 16 नवम्बर , 1970 की अधिसूचना के द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात 
निम्नलिखित अधिसूचनाओं के जरिए इसमें संशोधन किए गए थे: 
क्रम सं . का . आ . सं . 

तारीख 
1 2 

3 
का . आ . 67 ( अ ) 

17. 11. 1971 
का . आ . 192 ( अ ) 

15.03. 1972 
3. का . आ . 575 ( अ ) 

04. 09 . 1972 
4 . का . आ . 651 ( अ ) 

25 . 09 . 1972 


- 


2. 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


का . आ . 715 ( अ ) 


6 . 


16. 11. 1972 
19 .11. 1973 
16. 06. 1975 
18 . 02. 1976 


21. 06 . 1976 


11. 11 . 1980 


----------editcardan 


10. 
11 . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20 . 


का . आ . 3467 ( अ ) 
का . आ . 1992 ( अ ) 
का . आ . 1088 ( अ ) 
का . आ . 421 ( अ ) 
का . आ . 888 ( अ ) 
का . आ . 346 ( अ ) 
का . आ . 144 ( अ ) 

का . आ . 368 ( अ ) 
| का . आ . 559 ( अ ) 

का . आ . 783 ( अ ) 
का . आ . 922 ( अ ) 
का . आ . 417 ( अ ) 
का . आ . 1234 ( अ ) 
का . आ . 809 ( अ ) 
का . आ . 289 ( अ ) 
का . आ . 907 ( अ ) 
का . आ . 507 ( अ ) 
का . आ . 58 ( अ ) 
का . आ . 1172 ( अ ) 
का . आ . 197 ( अ ) 
का . आ . 251 ( अ ) 
का . आ . 334 ( अ ) 
का . आ . 1057 ( अ ) 
का . आ . 2383 ( अ ) 
का . आ . 2736 ( अ ) 
का . आ . 42 ( अ ) 
का . आ . 348 ( अ ) 
का . आ . 1836 ( अ ) 


30 .04. 1980 
01.03. 1984 
27 . 04 . 1985 
30 .07 . 1985 
25 .12. 1985 
30 . 12.1985 
11.07. 1986 
31 .12. 1988 
01. 11 .1992 
03. 04. 1995 
10 . 11 . 1995 
05.02. 1996 
20. 01. 2000 
29 .12. 2000 
02. 03. 2001 


21. 


22. 


23 . 


24. 


25. 


26 . 
27 . 


28 . 


29 . 02 . 2007 
08.03. 2007 
29 .06. 2007 
15 . 09. 2009 
05. 12. 2011 
17. 12. 2014 


29 . 


30 . 
31 . 


32 . 


04 .02. 2015 
07 .07. 2015 


33 . 


NOTIFICATION 

New Delhi ,the 23rd March, 2016 
S .O . 1216 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies(Acquisition and 
Transfer of Undertakings ) Act, 1970 (5 of 1970 ), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of 
India , hereby makes the following scheme further to amend the Nationalised Banks(Management and Miscellaneous 
Provisions ) Scheme, 1970 , namely : 
(1) ( 1) This scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) 
Amendment Scheme, 2016 . 

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


(2 ) In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions ) Scheme, 1970 ( hereinafter referred to 
as the said Scheme), in clause 2 , after sub -clause (b ), the following sub -clause shall be inserted , namely: 

(ba ) “ Bureau ” means the Banks Board Bureau established under clause 7 - A ; 
(3 ) In the said Scheme, in clause 5 , in sub - clause ( 1), after the words “ Chairman of the Board ” , the following words, 
figure and letters shall be inserted : 

" in themanner as specified in clause 7B .” 
(4 ) In the said Scheme, after clause 6 shall be numbered as sub - clause ( 1) of clause 6 thereof and after sub -clause 
( 1 ) as so numbered , the following sub - clause shall be inserted namely : 

“ (2) The Managing Director shall be appointed in themanner as specified in clause 7B .” 
(5) In the said Scheme, after clause 7, the following clauses shall be inserted , namely: 
“ 7A . Creation of Banks Board Bureau 
( 1) The Banks Board Bureau (hereafter in this notification referred to as Bureau ) shall be established by the Central 
Government for the purpose of evolving a sound managerial policy for the nationalised banks. 
(2 ) The Board of Directors of the Bureau shall consist of seven members with one Chairman and six members as 
mentioned in the Table given below . 

TABLE 


Serial 
number 


Name/Designation 


Designation 


Part time Chairman 
Secretary, Department of Financial Services 
Secretary, Department of Public Enterprises 
Deputy Governor, Reserve Bank of India 
Part time Member 
Part timeMember 
Part timeMember 


Chairman 
ex -officio member 
ex -officio member 
ex -officio member 
Member 


- 


Member 


Member 


(3 )(i) The Chairman shall be a retired official from the banking sector or regulatory institutions or a business person of 
repute with sufficient knowledge of the financial sector , or a person with at least twenty five years of experience in 
public administration with experience of banking and financial sectors . 


(ii) Out of three part time members of the Board , at least two shall be ex - public or private sector bankers and the rest 
shall be academicians, former regulators, and business people , former administrators with experience in business 
management, information technology , human resource , finance and accounting. 


(4 ) All the members except the official members as indicated in sub -clause ( 3) including Chairman of the Bureau shall 
be nominated by the Central Government on part time basis and shall be paid a sitting fee of fifty thousand rupee per 
sitting or as determined by Central Government from time to time. 


(5 ) The Bureau shall appoint a person to act as Secretary of the Bureau Secretariat and the Secretariat shall have its office 
in Mumbai or such other place as the Central Government may, by notification specify. 


(6 ) The Secretary and staff of the Bureau shall be appointed as per notified recruitment rules by the Department in 
consultation with the Reserve Bank of India . 


(7) The general superintendence , direction and management of the affairs of the Banks Board Bureau shall vest in the 
Secretary (BBB ), who shall exercise all powers and do all acts and things which may be exercised or done by the 
Bureau in accordance with the Scheme. 


7B Manner of Appointment of whole time Director and Chairman and creation of Bureau 


A whole time Director referred to in clause (a ) of sub - section (3 ) of section 9 of the Act and the Chairman referred to in 
clause 5 shall be appointed by the Central Government, after consultation with the Reserve Bank , from out of a panel of 
names of persons recommended by the Bureau as established under clause 7A . 


[ 471 II - QUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 3 ) 


7C Functions 
The Bureau shall perform the following functions, namely : 

( a ) to recommend the selection and appointment of Board of Directors in Nationalised Banks (Whole Time 

Directors and Chairman ); 
(b ) to advise the Central Government on matters relating to appointments, confirmation or extension of tenure 

and termination of services of the Directors of nationalised banks; 
(c ) to advise the CentralGovernment on the desired management structure of nationalised banks, at the level of 

Board of Directors and senior management ; 
(d ) to advise the CentralGovernment on a suitable performance appraisal system for nationalised banks; 
(e ) to build a data bank containing data relating to the performance of nationalised banks and its officers ; 
(f) to advise the Central Government on the formulation and enforcement of a code of conduct and ethics for 

managerial personnel in nationalised banks ; 
( g) to advise the Central Government on evolving suitable training and development programs for managerial 

personnel in nationalised banks. 
(h ) to help the banks in terms of developing business strategies and capital raising plan and the like; and 
(i) any other work assigned by the Government in consultation with Reserve Bank of India. 

[F . No.16 /69/2014 - BO .I] 

MOHAMMAD MUSTAFA , Jt . Secy . 
Note : The principal scheme was published vide notification number S . O . 3793 (E ), dated the 16th November, 1970 and 

subsequently amended vide following notifications : 
Sl. No. S . O . No 

| Date 
(1 ) 

(2 ) 
S . O . 67 ( E ) 

| 17. 11. 1971 
S . O . 192 ( E ) 

15.03. 1972 
S .O . 575 ( E ) 

04 .09 . 1972 
S .O . 651 ( E ) 

25 .09. 1972 
S .O . 715 (E ) 

16 . 11 . 1972 
6 . S . O . 3467 ( E ) 

19. 11. 1973 
7. S . O . 1992 ( E ) 

16 . 06 . 1975 
8 . S . O . 1088 ( E ) 

18 .02 . 1976 
9 . S . O . 421 ( E ) 

21. 06 . 1976 
10 . S . O . 888 (E ) 

11. 11 . 1980 
11. S .O . 346 ( E ) 

30 .04. 1980 
12. S .O . 144 ( E ) 

01.03 . 1984 
S . O . 368 ( E ) 

27 .04 .1985 
| S . O . 559 ( E ) 

30. 07 .1985 
15 . S . O . 783 ( E ) 

25 . 12 . 1985 
| S . O . 922 (E ) 

30 .12. 1985 
17 . S . O . 417 (E ) 

11. 07 . 1986 
18 . S .O . 1234 (E ) 

31. 12 . 1988 
19. S .O . 809 ( E ) 

01. 11. 1992 
20 . S . O . 289 ( E ) 

03 .04 . 1995 
21. | S . O . 907 ( E ) 

10 . 11. 1995 
22. S .O . 507 ( E ) 

05 .02. 1996 
23. S .O . 58 ( E ) 

20 .01 .2000 
| 24 . S .O . 1172 (E ) 

29. 12 .2000 
25 . S . O . 197 ( E ) 

| 02 .03.2001 
26 . S .O . 251 (E ) 

29. 02. 2007 


imWoroo 


13 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


27 . 
28 . 


29 . 


30 . 
31. 
32. 
33 . 


S .O . 334 (E ) 
S . O . 1057 ( E ) 
S .O . 2383 (E ) 
S .O . 2736 (E ) 
S.O . 42 (E ) 
S .O . 348 ( E ) 
S . O . 1836 ( E ) 


08 .03.2007 
29 .06 .2007 
15 .09 .2009 
05 . 12 .2011 
17 . 12 .2014 
04 .02 .2015 
07.07.2015 


Uploaded by Dte. of Printing atGovernment of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


